सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 
7 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1091 राँची , शुक्रवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
12 अक्टूबर , 2018 ई० । 


संख्याः 12/प्रो०-08-04/ 2014 का० 7655 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-7324 दिनांक 
28 सितम्बर, 2018 के द्वारा प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय 
आशुलिपिक सेवा के श्री सुरेन्द्र प्रसाद नं०-2, नवप्रोन्नत प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी , प्रधान मुख्य 
वन संरक्षक का कार्यालय , वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्यहित 
में अगले आदेश तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय , वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, झारखण्ड, राँची में उनके द्वारा धारित वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 7 दिसम्बर, 2018 


___ संख्याः 12/प्रो०- 08 -04/ 2014 का० 7655 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 7325 दिनांक 
28 सितम्बर, 2018 के द्वारा प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय 
आशुलिपिक सेवा के श्री प्रदीप कुमार , नवप्रोन्नत प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी, महानिदेशक - सह 
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को कार्यहित में अगले आदेश तक उर्जा विभाग , 
झारखण्ड , राँची में प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है | 


3. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार दूबे, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1091 -- 50 


